PART I ] 


HARYANA GOVT CAZ , NOV . 25 , 1997 (AGHN 4 , 1919 SAKA ) 


705 


राजस्व विभाग 


युद्ध जागीर 


दिनांक 11 नवम्बर , 1997 


, 


क्रमांक 2653 - ज --2-97/ 16548.--- श्री दौदराम, पुत्र श्री रामनारायण , निवासी गांव झोझूकाल , तहसील दादरी , 
जिला भिवानी को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम 1948 की धारा 2 (ए ) ( 1 ए ) तथा 3 ( 1ए ) के अधीन सरकार की 
अधिसूचना क्रमांक 1357 - ज -1-81/ 26722, दिनांक 29 जुलाई, 1981 द्वारा 150 रुपये वार्षिक और बाद में अधिसूचना 
क्रमांक 1789 -ज - 1-79/ 44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा 300 रुपये वार्षिक और बाद में अधिसूचना क्रमांक 
2944- ज - 2--93/ 16918, दिनांक 26 अगस्त , 1993 द्वारा 300 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये वार्षिक की दर से जागीर 
मंजूर की गई थी । 


2 . 


अब श्री दोदराम की दिनांक 11 जनवरी , 1996 को हुई मृत्यू के परिणाम स्वरूप हरियाणा के राज्यपाल उपरोक्त 
मधिनियम ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 4 के अधीन 
प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस जागीर को श्री दोदराम की पत्नी श्रीमती दड़का देवी के नाम रबी , 1997 से 1,000 रुपये 
वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं । 

क्रमांक 2656--ज - 2-97/ 165 52.--- श्री मातु राम , पुत्र श्री मुख राम , निवासी गांव बालरोड, तहसील 
दादरी जिला भिवानी को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2 (ए ), ( 1ए ) तथा 3 ( 1ए ) के अधीन सरकार की 
अधिसूचना क्रमांक 1918 -- ज -! -- 77/29529, दिनांक 24 नवम्बर, 1977 द्वारा 150 रुपये वापिक और बाद में अधिसूचना 
क्रमांक 1789 5-1--79/ 42040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा 300 रुपये वार्षिक और उसके बाद अधिसूचना क्रमांक 
2944 - ज-- 2-.93/ 16918, दिनांक 26 अगरत, 1993 द्वारा 300 रुपर्य से बढ़ाकर 1,000 रुपये वार्षिक की दर से जागीर मंजूर 
की गई थी । 

अब श्री मातु राम की दिनांक 19 अगस्त, 1996 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, उपरोक्त 
अधिनियम ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें प्राज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 4 के अधीन प्रदान 
की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस जागीर को श्री मात राम की पत्नी श्रीमती मोहरती देवी के नाम रवी, 1997 से 1,000 
रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं । 


2 . 


+ 


क्रमांक 2655- ज -- 2-97/ 16 5 56.-.-- श्री नेकीराम , पुन श्री मेहर चन्द, निवासी गांव मिर्च, तहसील दादड़ी, जिला 
भिवानी को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2 (ए ) ( 1 ए ) तथा 3 ( 1ए ) के अधीन सरकार की अधिसूचना 
क्रमांक 152 -- ज -- 2-76/ 5668, दिनांक 24 मार्च, 1976 द्वारा 100 रुपये वाषिक और बाद में अधिसूचना क्रमांक 5041 - पार- III - 70 
29505, दिनांक 8 दिसम्बर , 1970 द्वारा 150 रुपये वार्षिक और उसके बाद अधिसूचना क्रमांक 1789-5,... 1--79/ 44040, 
दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा 300 रुपये वार्षिक तथा उसके बाद अधिसूचना क्रमांक 2944- ज - 2-93/ 15918, 
दिनांक 26 अगस्त, 1993 द्वारा 300 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की गई थी । 


2 . 


अब श्री नेकीराम की दिनांक 10 अक्तूबर, 1995 को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, उपरोक्त 
मधिनियम (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें प्राज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन 
प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस जागीर को श्री नेकीराम की पत्नी श्रीमती सन्दोखी देवी के नाम रवी, 1996 
से 1,000 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत बदील करते हैं । 

क्रमांक 2554- ज-- 2--97/ 1656 0.--- श्री बलबीर सिंह पुत्र श्री रामसख्प , निवासी गांव लिसान , तहसील रेवाडी, जिला 
महेन्द्रगढ़, अब रेवाड़ी की पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2 (ए ) ( ए ) तथा 3 ( 1ए ) के अधीन सरकार की 
अधिसूचना क्रमांक 1736- ज -1/ 78/ 34094, दिनांक 4 दिसम्बर, 1970 द्वारा 150 रुपये वार्षिक और बाद में अधिसूचना क्रमांक 
1789- ज -- 1-79/ 44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा 300 रुपये वार्षिक और उसके बाद अधिसूचना क्रमांक 
2944- ज - 2-93/ 15918, दिनांक 26 अगस्त, 1993 द्वारा 300 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की 
गई थी । 

प्रव श्री बलबीर सिंह की दिनांक 18 नवम्बर, 1996 को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, उपरोक्त 
भधिनियम ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें माज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 4 के अधीन 


2 . 


705 


HARYANA GOVT GAZ., NOV . 25 , 1997 (AGHN 4 , 1919 SAKA ) 


(PART 1 


zat, 1997 


प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए , इस जागीर को श्री बलबीर की पत्नी श्रीमती सूरजकोर के नाम 
1,000 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के मतगत तबदील करते हैं । 


( ERII.) 
प्रवर सचिव, हरियाणा सरकार , 

राजस्व विभाग 


PWD , PUBLIC HEALTH DEPARTMENT 


The 27th October, 1997 


No. 2 /6 /87 -PH (1).- In pursuance of rule 8 (9 ) to (11) of Haryana Act No. 20 of 1995 , the 
Haryana Services of Engineers Class- I PWD (Public Health Branch ), the Governor of Haryana , in con 
sultation with the Haryana Public Service Commission , is pleased to declare the following off icers as 
suitable for promotion to Haryana Services of Engineers, Class -I PWD (P.H. Br.): 


S /Shri 
M.L. Sharma 


1 . 


2 . 


R. P. Mishra 


3 . 


4 . 


Upkar Singh 
R.H. Bhardwaj 
G. D. Gupta (Retd .) 


5 . 


6 . 


H. K. Sharma 


7 . 


Vasdev 


8 . 


Bharat Bhushan 


9 . 


D.D. Jain 


10 . 


R.D. Grover 


II. 


V. P. Bindlish 


12 . 


13 . 


V. P. Tuteja 
V. P. Gupta 
S. K. Kaushat 


14 . 


15 . 


V. K. Kaushal 


16 . 


MR. Manchanda 


17 . 


18 . 


19. 


20 . 


21. 


B. L. Gupta 
Sarvinder Singh 
Gurbax Singh 
Jai Bhagwan 
S. L. Garg 
S. K. Sharma 
R. K. Singal 

R. P. Gupta 
The seniority of the officers will be notified latter on . 


22 . 


23. 


24 . 


VIRENDRA NATH , 


Financial Commissioner and Secretary to Government, Haryana , 

PWD , Public Health Department . 


